698 


HARYANA GOVT . GAZ . , AUG. 7 , 2012 (SRVN. 16, 1934 SAKA) 


[ PARTI 


राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा 
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सेक्टर 17, पंचकूला 


. 


दिनांक 2 अगस्त, 2012 


Iporan 


2 . 


3 . 


4 . 


क्रमांक रा ०नि ० आ o/3 ई-II /2012/ 1983.- राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा द्वारा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत , 
यमुनानगर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पंचायत आम चुनाव वर्ष 2010 में निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के नामों की 
अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई, 2010 को जारी की गई जिस अनुसार ग्राम पंचायत खारवन, खण्ड छछरौली के पंच वार्ड नं ० 09 से 
श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री अश्वनी कुमार का नाम पंचायत अधिसूचित किया गया । 

यह कि आयोग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई, 2010 व 16 जुलाई, 2010 में कुछ जिलों से अधिसूचना की कुछ प्रविष्टियों 
में प्राप्त संशोधन प्रस्तावों पर आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक रा ०नि ० आ o/3 ई- II/ 2010/6149-6169 दिनांक 20 जुलाई, 2010 अनुसार राज्य के 
सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) को लिखा गया था कि उनके जिले के निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों में कोई 
संशोधन किया जाना है तो उस बारे में आयोग को दिनांक 22 जुलाई, 2010 सायं 4.00 बजे तक सूचित करने का कष्ट करें ताकि आवश्यक 
संशोधन किया जा सके , तत्पश्चात आयोग द्वारा उनके संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा । उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत , 
यमुनानगर से दिनांक 23 जुलाई, 2010 को प्राप्त सूचना के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2010 को शुद्धिपत्र जारी किया गया । 
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, यमुनानगर द्वारा उपरोक्त वर्णित वार्ड से श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री अश्वनी 

कुमार 

में केवल 
पत्नी श्री अश्वनी कुमार के स्थान पर श्री सूरजभान के नाम का शुद्धिकरण करवाया गया । 

यह कि आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एस ० ई० सी ०/2ई-11/2010/5543-46 दिनांक 6 जुलाई, 2010 अनुसार उपायुक्त एवं जिलानिर्वाचन 
अधिकारी (पंचायत ) यमुनानगर को लिखा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2010 में निर्वाचित सदस्यों की सूचना भेजने से पूर्व 
वह नाम/पिता का नाम और वार्ड का विशेष ध्यान रखेंगे। उसी आधार पर नामों की पड़ताल करेंगे जिस आधार पर उन्होंने नामांकन पत्र में 
अपना विवरण दिया है । सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी स्वयं प्रत्येक विवरण की पड़ताल करके सूचना उपायुक्त एवं जिलानिर्वाचन 
अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में देंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा कम से कम 20 % विवरणों की पड़ताल करके आयोग के 
कार्यालय में भेजेंगे और किसी भी त्रुटि के लिए उनके कार्यालय का सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार होगा । 

यह कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, यमुनानगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक चुनाव 201017811 /पंचायत , 
दिनांक 16 दिसम्बर , 2010 द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि खण्ड छछरौली की ग्राम पंचायत खारवन के वार्ड नं 0 9 में श्रीमती शोभा देवी 
पत्नी श्री जय चंद के स्थान पर श्रीमती विद्यादेवी पत्नी श्री सुरजभान को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया गया । लेकिन मामला नोटिस आने पर 
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली द्वारा श्री अश्वनी कुमार पीठासीन अधिकारी को अपने कार्यलय में दिनांक 23 जुलाई, 2010 को 
बुलाकर को प्रारूप नं 0 18 पुन: तैयार करवाया गया जिस अनुसार श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री जय चंद को विजयी दर्शाया है पीठासीन उपायुक्त 
द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि पीठासीन अधिकारी एवं शुद्धिपत्र जारी करवाने हेतु भेजे गये प्रस्ताव में की गलती करने वाले कर्मचारी के 
विरुद्ध भी कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया और उक्त वार्ड से श्रीमती विद्या देवी के स्थान पर 
श्रीमती शोभा देवी के नाम का शुद्धिपत्र करने का अनुरोध किया । 

यह कि आयोग द्वारा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचान अधिकारी पंचायत , यमुनानगर से पत्र क्रमांक एस०ई० सी ०/3 ई- II/2011/101 दिनांक 12 जनवरी,2011 
अनुसार पूछा गया था कि ग्राम पंचायत खारवन के पंच वार्ड नं0 9 के चुनाव परिणाम तैयार करते समय की गई गलती के लिए व शुद्धिपत्र जारी 
करवाने में की गई गलती के लिए दोषी कर्माचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही करने बारे की गई कार्यवाही से 
सम्बन्धित पत्रों की प्रतियां तत्काल आयोग को भिजवायें । किन्तु कार्यालय उपायुक्त एवं जिलानिर्वाचन अधिकारीपंचायत, यमुनानगर द्वारा वांछित 
प्रतियां आयोग को उपलब्ध नहीं करवाई गई । 

यह कि मामले में आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एस ० ई० सी ०/3 ई- II/ 2011/ 350 दिनांक 16 फरवरी, 2011 अनुसार वित्तायुक्त एवं प्रधान 
सचिव , हरियाणा सरकार को अन्य मामलों सहित उपायुक्त एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी, पंचायत, यमुनानगर द्वारा आयोग को भेजे गये संशोधन 
प्रस्तावों पर टिप्पणी देने हेतु लिखा गया जिस पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 20 जून , 2011 अनुसार आयोग से अनुरोध किया गया कि 
नियमानुसार संशोधन करने का कष्ट करें इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी सूचित किया था कि उनके द्वारा दोषियों के खिलाफ अनुशासनिक 
कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत को निर्देशित कर दिया जायेगा। 

यह कि परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये आयोग द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आदेश क्रमांक 
रा ० नि ० आ o/3 ई-II/2011748 दिनांक 16 मई, 2011 जारी किया गया है जिसमें निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के नाम आयोग को 
अधिसूचना हेतु भेजने से पूर्व उनकी जांच करने व सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी की जिम्मेवारी तय की गई है । इस आदेश में यह भी स्पष्ट 
किया गया है कि नाम आयोग को अधिसूचित करने हेतु भेजे जाने उपरांत यदि कोई गलती पाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी 
जिम्मेवार होंगे और लापरवाही के लिए उक्त अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही के पात्र होगें । 


5 . 


6 . 


7 . 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 7 , 2012 (SRVN . 16 , 1934 SAKA ) 


699 


8 . 


-- 


। 


उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत , यमुनानगर द्वारा आयोग के पत्र क्रमांक एस ० ई० सी ०/3 ई- II / 2011/3337-3385 
दिनांक 10 अक्तबूर , 2011 के सन्दर्भ में अपने पत्र क्रमांक 1813/पंचायत दिनांक 7 मई, 2012 अनुसार मामले में आयोग को सूचित किया गया 
कि पंचायत आम चुनाव 2010 में खण्ड छछरौली के गांव खारवन के वार्ड नं 0 9 से पंच पद के लिए 2 उम्मीदवार विद्या देवी व शोभा देवी द्वारा 
चुनाव लड़ा गया था जिसमें प्रारूप नं ० 18 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए रिजल्ट अनुसार विद्या देवी व शोभा देवी दोनों को 
77-77 वोट प्राप्त हुए थे ।जिसके लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों उम्मीदवारों में टोस करने पर शोभा देवी पत्नी श्री जय चन्द को विजयी 
घोषित किया गया व प्रोजाईडिंग आफिसर डायरी में भी शोभा देवी को टोस द्वारा विजयी घोषित लिखा गया व दिनांक 6 जुलाई, 2010 को 
श्रीमती शोभा देवी को वार्ड नं 0 9 से पंच पद का निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी करके शोभा देवी को दे दिया गया । परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा 
प्रारूप नं ० 18 में मौका पर दिनांक 6 जुलाई, 2010 को गलती से विद्या देवी पत्नी श्री अश्वनी कुमार के नाम का नोटिफिकेशन करने हेतु इस 
कार्यालय में रिजल्ट भिजवाया गया जो कि उनके कार्यालय द्वारा आयोग को नोटिफेशन हेतु भेज दिया गया था । इसके पश्चात दिनांक 25 जुलाई , 2010 
को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करने हेतु कुरुक्षेत्र जाने के लिए खण्ड अधिकारी, छछरौली द्वारा चैक करने 
पर पाया गया कि पीठासीन अधिकारी की गलती के कारण गांव खारवन के वार्ड नं09 से श्रीमती शोभा देवी के स्थान पर श्रीमती विद्या देवी का 
नोटिफिकेशन हो गया । जिसका शुद्धि पत्र जारी करने हेतु उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 7811/पंचायत, दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 द्वारा आयोग 
को लिखा गया । उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत, यमुनानगर द्वारा यह भी सूचित किया कि वार्ड नं 0 9 गांव खारवन के पंच पद 
के दोनो उम्मीदवारों को निजी तौर पर सुनने के लिए दिनांक 28 मार्च, 2012 व 4 अप्रैल, 2012 को उनके कार्यालय में बुलाया गया । उक्त दोनों 
तिथियों पर विद्या देवी हाजिर नहीं हुई व इसके पश्चात खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली को गांव में मौके पर जाकर विद्या देवी 
से सम्पर्क स्थापित करके मौका की स्थिति अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने बारे कहा गया । खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली 
द्वारा अपने पत्र क्रमांक 969 दिनांक 18 अप्रैल , 2012 द्वारा रिपोर्ट की गई कि स्वयं मौका पर गए व दोनों उम्मीदवारों के ब्यान कलमबद्ध किए 
गए । इसमें श्रीमती विद्या देवी पत्नी सूरजभान द्वारा अपने बयानों में कहा कि श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री जयचंद को पंच माना जाए । इसमें उसको 
कोई ऐतराज नहीं है व इस बारे में कोई कोर्ट केस अथवा शिकायत नहीं की गई । दोनों उम्मीदवारों को निजी तौर पर सुनने के पश्चात 
श्रीमती विद्या देवी द्वारा अपने ब्यानों में माना है कि खण्ड छछरौली के गांव खारवन वार्ड नं 0 9 से श्रीमति शोभा देवी पत्नी जयचंद को पंच माना 
जाए । अत: दोनो उम्मीदवारों के बयानों की प्रति आयोग को भेजकर लिखा गया कि कृपया वार्ड नं 0 9 से श्रीमती विद्या देवी के स्थान पर 
श्रीमती शोभा देवी पत्नी जय चंद के नाम का पंच पद के लिए शुद्धिपत्र नोटिफिकेशन जारी किया जाये । 

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,पंचायत, यमुनानगर किये गये अनुरोध के मध्यनजर और कानूनी राय 
को मध्यनजर रखते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा अपनी अधिसूचना क्रमांक एस ० ई० सी ०/ई-II/2010/6025 दिनांक 16 जुलाई, 2010 के 
निरन्तर में जारी शुद्धिपत्र क्रमांक एस ० ई० सी ०/ ई-II/ 2010/6280 दिनांक 23 जुलाई, 2010 में वार्ड संख्या 09 ग्राम पंचायत खारवन में 
श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री सूरजभान के स्थान पर श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री जयचन्द का नाम अधिसूचित करता है । 


-- 


। 


- 


. 


9 . 


10. इसके अतिरिक्त मामले में दोषी पीठासीन अधिकारी व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली के विरुद्ध दण्ड एवं अपील 
नियमावली, 1987 के नियम 7 के तहत कार्यवाही करने बारे आदेश अलग से जारी किये जायेंगे । 


आदेश द्वारा, 


सचिव , 


पंचकुला : 
दिनांक 1 अगस्त, 2012 


राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा। 


50111 - C.S.--- H.G.P., Chd . 


-- 


-- 


